पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013-2015 . ” 


“ बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से . 
भिलाई , दिनांक 30-5-2001 . " 


सत्यमवजयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 14 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 2 अप्रैल 2021 - चैत्र 12 , शक 1943 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती विजया गजभिये ध . प . श्री सुरेन्द्र कुमार गजभिये , उम्र 57 वर्ष , निवासी - प्लाट 
नं . - सी -67 , सड़क नं . - 15 , स्मृतिनगर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग . ) पिन 490020 की हूँ . यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के 
चिकित्सा विभाग में कार्यरत हूँ . मेरे पति का वास्तविक नाम सुरेन्द्र कुमार गजभिये है जो कि उनके सर्विस रिकार्ड , पेंशन आदेश व आधार कार्ड 
में दर्ज है . किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पति का नाम सुरेन्द्र गजभिये दर्ज है , जिसे परिवर्तित कर उनके वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब से मुझे श्रीमती विजया गजभिये ध . प . श्री सुरेन्द्र कुमार गजभिये के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती विजया गजभिये 
पति - श्री सुरेन्द्र गजभिये 
निवासी - प्लाट नं . - सी -67 , 
सड़क नं . - 15 , स्मृतिनगर , भिलाई , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 

पिन 490020 


श्रीमती विजया गजभिये 
पति - श्री सुरेन्द्र कुमार गजभिये 

निवासी - प्लाट नं . - सी -67 , 
सड़क नं . - 15 , स्मृतिनगर , भिलाई , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 

पिन 490020 


119 


120 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मोहम्मद जिया इकबालुर रहीम सिद्दीकी आत्मज श्री मोहम्मद इसहाक , उम्र 79 वर्ष , 
निवासी - ई -4 , अनुपम नगर , रायपुर , तहसील व जिला रायपुर ( छ . ग . ) का हूँ . यह कि मेरा वास्तविक नाम मोहम्मद जिया इकबालुर रहीम 
सिद्दीकी ( Mohammad Zia Iqbalur Rahim Siddique ) आ . श्री मोहम्मद इसहाक ( Shri Mohammad Ishaque ) है जो कि मेरे कुछ 
शैक्षणिक प्रमाण पत्रों , कुछ शासकीय अभिलेखों , आधार कार्ड में दर्ज है , किन्तु कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों , सर्विस रिकार्ड व कुछ अन्य शासकीय / 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों , दस्तावेजों में जिया इकबालुर रहीम ( Zia Iqbalur Rahim ) , मोहम्मद जिया सिद्दीकी ( Mohammad Zia Siddique ) , 
मोहम्मद जियाउररहीम सिद्दीकी ( Mohammad Ziaurrahim Siddique ) , मोहम्मद जियाउर सिद्दीकी ( Mohammad Ziaur Siddique ) , 
मोहम्मद जिया ( Mohammad Zia ) , एम . जेड सिद्दीकी ( M. Z. Siddique ) , दर्ज है जिसे परिवर्तित कर अपने वास्तविक नाम को दर्ज कराने 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अत : अब से मुझे मोहम्मद जिया इकबालुर रहीम सिद्दीकी ( Mohammad Zia Iqbalur Rahim Siddique ) आत्मज श्री मोहम्मद 
इसहाक ( Shri Mohammad Ishaque ) के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


मोहम्मद जिया इकबालुर रहीम सिद्दीकी 
( Mohammad Zia Iqbalur Rahim Siddique ) 

पिता - श्री मोहम्मद इसहाक 
( So / -Shri Mohammad Ishaque ) 
निवासी - ई -4 , अनुपम नगर , रायपुर 

तह व जिला - रायपुर ( छ . ग . ) 


जिया इकबालुर रहीम 
( Zia Iqbalur Rahim ) 

मोहम्मद जिया सिद्दीकी 
( Mohammad Zia Siddique ) 

मोहम्मद जियाउररहीम सिद्दीकी 
( ( Mohammad Ziaurrahim Siddique ) 

मोहम्मद जियाउर सिद्दीकी 
( Mohammad Ziaur Siddique ) 
मोहम्मद जिया ( Mohammad Zia ) 
एम . जेड . सिद्दीकी ( M. Z. Siddique ) 

पिता - श्री मोहम्मद इसहाक 
( S / o - Shri Mohammad Ishaque ) 
निवासी - ई -4 , अनुपम नगर , रायपुर 

तह व जिला - रायपुर ( छ . ग . ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , आंशी सोमानी आत्मजा श्री सत्यानन्द सोमानी , उम्र 32 वर्ष , निवासी - हाउस नं . - 103 , 
ढेबर प्लाजा , प्रथम तल , बैरन बाजार , रायपुर , तहसील व जिला रायपुर ( छ . ग . ) की हूँ . यह कि पूर्व में मेरा नाम रिचा सोमानी था , जो कि मेरे 
दसवीं , बारहवीं , स्नातक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों , आधार कार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है . मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम आंशी सोमानी रख 
ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब से मुझे आंशी सोमानी ( Aanshi Somani ) आत्मजा श्री सत्यानन्द सोमानी के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया 


जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


रिचा सोमानी 


( Richa Somani ) 
पिता - श्री सत्यानन्द सोमानी 
निवासी - हाउस नं . - 103 , 
ढेबर प्लाजा , प्रथम तल , 

बैरन बाजार , रायपुर , 
तह . व जिला - रायपुर ( छ . ग . ) 


आंशी सोमानी 
( Aanshi Somani ) 
पिता - श्री सत्यानन्द सोमानी 
निवासी - हाउस नं . - 103 , 
ढेबर प्लाजा , प्रथम तल , 

बैरन बाजार , रायपुर , 
तह . व जिला - रायपुर ( छ . ग . ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021 


121 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती सोनम पटेल ध . प . श्री लवकेश पटेल , निवासी - वार्ड नंबर -25 , डॉ . मोहन सोनी 
गली , दीवानपारा , मकान क्रमांक -66 / 02 , राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव ( छ . ग . ) की हूँ . यह कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी शबीना 
कुरैशी आत्मजा शेख जब्बार कुरैशी था . मेरा विवाह दिनांक 21-07-2017 को श्री लवकेश पटेल के साथ , हिन्दु रीति - रिवाज से संपन्न हुआ . 
विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सोनम पटेल रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब मुझे श्रीमती सोनम पटेल ध . प . श्री लवकेश पटेल के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


कुमारी शबीना कुरैशी 
पिता- शेख जब्बार कुरैशी 
निवासी - गाँधी चौक , सोनारपारा , 

डॉ . अचल की गली 
वार्ड नंबर -38 , राजनांदगांव , 
तह . व जिला - राजनांदगांव ( छ . ग . ) 


श्रीमती सोनम पटेल 

पति- श्री लवकेश पटेल 
निवासी- वार्ड नंबर -25 , डॉ . मोहन सोनी 

गली , दीवानपारा , 
मकान क्रमांक -66 / 02 , राजनांदगांव , 
तह . व जिला - राजनांदगांव ( छ . ग . ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , गिरीश मार्कण्डेय आत्मज श्री मधुसूदन मार्कण्डेय , उम्र 47 वर्ष , निवासी - क्वा . नं . बी. 
2 , किल्ला मंदिर वार्ड नं . - 07 , शिक्षक नगर , दुर्ग , तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग . ) का हूँ . यह कि मेरा विवाह वैशाली मार्कण्डेय के साथ संपन्न हुआ 
था , किन्तु 25-12-2013 को मेरी पत्नि का स्वर्गवास हो गया , पश्चात् मैंने तरू मावले के साथ पुर्नविवाह किया . मेरे पुत्र अरव मार्कण्डेय के दाखिल 
खारिज रजिस्टर में उसकी माता का नाम तरू मावले मार्कण्डेय दर्ज है जिसे परिवर्तित कर स्व . वैशाली मार्कण्डेय दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अत : अब से मेरे पुत्र को अरव मार्कण्डेय आत्मज गिरीश मार्कण्डेय के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


अरव मार्कण्डेय 
पिता - श्री गिरीश मार्कण्डेय 
माता - श्रीमती तरू मावले मार्कण्डेय 

निवासी - क्वा . नं . बी . - 2 , 
किल्ला मंदिर वार्ड नं . - 07 , 

शिक्षक नगर , दुर्ग , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


अरव मार्कण्डेय 
पिता - श्री गिरीश मार्कण्डेय 
माता - स्व . वैशाली मार्कण्डेय 
निवासी - क्वा . नं . बी . - 2 , 
किल्ला मंदिर वार्ड नं . - 07 , 

शिक्षक नगर , दुर्ग , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


122 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , कु . सुकृति कुडुख आत्मजा श्री अजय कुमार पंकज , उम्र 31 वर्ष , निवासी - हाउस नं . - 125 , नेचरसिटी 
सकरी , तहसील सकरी जिला - बिलासपुर ( छ . ग . ) की हूँ . यह कि मेरा वास्तविक नाम कु . सुकृति कुडुख है . जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है , किन्तु सन् 1994 व 2008 में स्टेट बैंक आफ इंडिया से मैंने शेयर लिया जिसमें मेरा घरेलू नाम कु . निकिता रानी 
कुडुख दर्ज है जिसे परिवर्तित कर , मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब से मुझे कु . सुकृति कुडुख आत्मजा श्री अजय कुमार पंकज के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


कु . निकिता रानी कुडुख 
पिता- श्री अजय कुमार पंकज 
निवासी - हाउस नं . - 125 , 

नेचरसिटी सकरी , 

तहसील - सकरी , 
जिला - बिलासपुर ( छ . ग . ) 


कु . सुकृति कुडुख 
पिता- श्री अजय कुमार पंकज 
निवासी - हाउस नं . - 125 , 

नेचरसिटी सकरी , 

तहसील - सकरी , 
जिला - बिलासपुर ( छ . ग . ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , पूर्वी नायक ध . प . श्री तरूण कुमार नायक , उम्र 27 वर्ष , जाति अघरिया , निवासी - ग्राम 
रक्सापाली , तहसील खरसिया , जिला रायगढ़ ( छ . ग . ) की हूँ . यह कि पूर्व में मेरा नाम चमेली पटेल आत्मजा श्री नारायण प्रसाद पटेल था . मेरा 
विवाह दिनांक 28-06-2020 को श्री तरूण कुमार नायक के साथ संपन्न हुआ . पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम पूर्वी नायक रख 
ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब से मुझे पूर्वी नायक ध . प . श्री तरूण कुमार नायक के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


चमेली पटेल 
पिता - श्री नारायण प्रसाद पटेल 
निवासी- ग्राम - छोटे भण्डार , 

तहसील - पुसौर , 
जिला - रायगढ़ ( छ . ग . ) 


पूर्वी नायक 
पति - श्री तरूण कुमार नायक 
निवासी - ग्राम - रक्सापाली , 

तहसील - खरसिया , 
जिला - रायगढ़ ( छ . ग . ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021 


123 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती पुष्पा साहू ध . प . श्री आरती राम साहू , उम्र 46 वर्ष , निवासी - पोटियाकला , वार्ड क्र . 
53 , दुर्ग , तहसील व जिला दुर्ग ( छ . ग . ) की हूँ . यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं पूर्व में मेरा नाम हुलिया बाई था जो 
कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज है . मैने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम पुष्पा साहू रख ली हूँ जो कि 
मेरे राजस्व रिकार्ड , आधार कार्ड व मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है . मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य 
आवश्यक अभिलेखों / दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अत : अब से मुझे श्रीमती पुष्पा साहू ध . प . श्री आरती राम साहू के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


हुलिया बाई 
पति - श्री आरती राम साहू 
निवासी - पोटियाकला . 

वार्ड क्र . - 53 , दुर्ग , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


श्रीमती पुष्पा साहू 
पति - श्री आरती राम साहू 
निवासी - पोटियाकला , 

वार्ड क्र . - 53 , दुर्ग , 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ . ग . ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , प्रमोद कुजूर आत्मज ब्लासियुस कुजूर , उम्र 37 वर्ष , जाति उरांव , निवासी - रायगढ़ रोड , 
चिड़ापारा , पत्थलगांव , तहसील पत्थलगांव , जिला जशपुर ( छ . ग . ) का हूँ . यह कि मेरा वास्तविक नाम प्रमोद कुजूर है , जो कि मेरे पेनकार्ड , 
आधार कार्ड , ड्रायविंग लायसेंस व बैंक रिकार्ड में दर्ज है , किन्तु मेरे कुछ शासकीय प्रमाण पत्रों व मेरे शासकीय दस्तावेजों में प्रमोद कुमार दर्ज है . 
जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब से मुझे प्रमोद कुजूर आत्मज ब्लासियुस कुजूर के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे . 


नया नाम 


पुराना नाम 


प्रमोद कुमार 


प्रमोद कुजूर 


पिता - ब्लासियुस कुजूर 
निवासी - रायगढ़ रोड , 
चिड़ापारा , पत्थलगांव , 

तहसील - पत्थलगांव , 
जिला - जशपुर ( छ . ग . ) 


पिता - ब्लासियुस कुजूर 
निवासी - रायगढ़ रोड , 
चिड़ापारा , पत्थलगांव , 

तहसील - पत्थलगांव , 
जिला - जशपुर ( छ . ग . ) 


124 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय पंजीयक , सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) रायपुर ( छ . ग . ) 


रायपुर , दिनांक 5 मार्च 2021 


प्रकरण क्रमांक 202 / 03111000002 / ब -113 ( 1 ) वर्ष 2020-21 


क्रमांक / 58 / अ . वि . अ . / पं . सा . न्या . / 2021. - आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रकाश चंद जैन निवासी ई -37 , 
38 सेक्टर -2 देवेन्द्र नगर , रायपुर द्वारा “ छ . ग . रत्न शिरोमणि श्री मनोहर स्मृति न्यास ” पता - डी -35 , सेक्टर -1 , देवेन्द्र नगर , रायपुर ( छ . ग . ) का 
छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 ( 2 ) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में 
पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए है : 


अनुसूची 
( पब्लिक ट्रस्ट का नाम , पता व सम्पत्ति का विवरण ) 


1 . 


पब्लिक ट्रस्ट का नाम 


" छ . ग . रत्न शिरोमणि श्री मनोहर स्मृति न्यास " 
पता - डी -35 , सेक्टर -1 , देवेन्द्र नगर , रायपुर ( छ . ग . ) 


व पता 


2 . 


चल संपत्ति 


राशि रुपये -1,02,000 / - ( अक्षरी - एक लाख दो हजार रुपये मात्र ) 


3 . 


अचल संपत्ति 


निरंक 


.. 


यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव 
देना हो तो वे इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें और पेशी के दिन 
कार्यालय समय में स्वत : या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 23-03-2021 को उपस्थित होवे . निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत 
किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा . 


यह ईश्तहार आज दिनांक 05-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया . 


प्रणव सिंह 

पंजीयक एवं 
अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , बिलासपुर ( छ . ग . ) 


बिलासपुर , दिनांक 3 फरवरी 2021 


क्रमांक / परि . / 2021 / 297. - वस्तुतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक परिसमापन / 2017 / 2223 बिलासपुर दिनांक 15-09-2017 द्वारा 
श्री जी . पी . बिन्द सहकारी निरीक्षक को जय भवानी महिला बहु उद्देशीय सहकारी समिति मर्या . चोरहादेवरी पं . क्र . 204 दिनांक 21-02-2005 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021 


125 


विकासखण्ड बिल्हा , जिला बिलासपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था . उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री बिन्द के स्थान पर 
सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को परिसमापक करती हूँ . 


यह आदेश आज दिनांक 03-02-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया . 


मंजू महेन्द्र पाण्डेय 
उप पंजीयक . 


कार्यालय उप - पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , जिला बस्तर , जगदलपुर 


जगदलपुर , दिनांक 4 मार्च 2021 


क्रमांक / उ.पं . ज . / परिसमापन / 2019 / 117. – कार्यालयीन आदेश क्रमांक / उ.पं . ज . / परिसमापन / 2019 / 110 , जगदलपुर , दिनांक 07 
06-2019 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न समितियों में परिसमापक नियुक्त किये गए श्री राजेश आचार्य , सहकारिता विस्तार अधिकारी के सेवा 
निवृत्त होने के कारण उनके स्थान पर श्री अजय सिंह सिदार , सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया जाता है . 


क्र . 


समिति का नाम 

( 2 ) 


विकासखंड 

( 3 ) 


पंजीयन क्रमांक 

( 4 ) 


( 1 ) 


1 . 


36 / 22-01-1965 


2 . 


256 / 30-12-1991 


3 . 


168 / 06-02-1991 


4 . 


लोहण्डीगुड़ा 
लोहण्डीगुड़ा 
लोहण्डीगुड़ा 
लोहण्डीगुड़ा 
लोहण्डीगुड़ा 
लोहण्डीगुड़ा 
लोहण्डीगुड़ा 


459 / 30-12-1991 


5 . 


47 / 27-01-1986 


6 . 


बुनकर सह . समिति मर्या . लोहण्डीगुड़ा 
आदिवासी हरि . प्रथा . स्टोन के खदान सह . स . म . चित्रकूट 
आदि . रेत खदान ट्रक सह . स . मादर 
आदि . प्राथ . मुरूम रेत सह . मर्या . डेंगाआमा 
आदिवासी मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्या . गढ़िया 
प्राथमिक आदि . खनिकर्म सहकारी समिति मर्या . टाकरागुड़ा 
प्राथ . नवयुवक शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्या . 
लोहाण्डीगुड़ा 
प्राथ . शिक्षित बेरोजगार सह समि मर्या . लोहण्डीगुड़ा 
विपणन सहकारी संस्था मर्या लोहंडीगुड़ा 
प्राथ . कृषक विस्तार सह . समिति मर्या . सूरगुड़ा 
प्राथ . बस्तर विकास नव युवक खनिज समि . मर्या . बडांजी 


472 / 04-01-2003 


7 . 


496 / 24-08-2004 


8 . 


551 / 07-07-2009 


9 . 


596 / 04-07-2013 


लोहण्डीगुड़ा 
लोहण्डीगुड़ा 
लोहण्डीगुड़ा 
लोहण्डीगुड़ा 


10 . 


598 / 17-09-2013 


11 . 


600 / 25-09-2014 


हस्ता ./ 


सहायक पंजीयक 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2021 . 


